सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 279 


19 वैशाख , 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , 

9 मई , 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 
15 मार्च, 2017 ई० । 


संख्याः 12/ पद०- 05-02/ 2013 का० 3138-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 10926- सह 


पठित ज्ञापांक - 10297, दिनांक 22 दिसम्बर , 2016 के द्वारा पथ निर्माण विभाग, 


झारखण्ड, राँची में स्थानांतरित झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री शंभू शरण 
प्रसाद , आप्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( कारा प्रभाग), झारखण्ड, राँची 


को स्थानांतरित विभाग/कार्यालय में योगदान हेत् स्वतः विरमित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 मई , 2017 
श्री शंभू शरण प्रसाद , आप्त सचिव को माह -मार्च 2017 का वेतन नये 


2. 


पदस्थापन स्थान से देय होगा | 


3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 279 -- 50 


